निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 17 


5 वैशाख 1940 ( श ० ) 
पटना , 

बुधवार, 

25 अप्रील 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य 
व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-9 
भाग -1- क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग-5 - बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक ,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी o , लॉ भाग -1 और 

2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम . 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


आदेश, 


भाग -9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं और 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 25 अप्रील 2018 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


सूचनाएं 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

9 अप्रील 2018 
सं 0 01 / बी0-102-2008 श्र 0 सं0-1839 — वाष्पित्र अधिनियम , 1923, (1923 का 05 ) की धारा-05 की उप धारा-01 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार चौधरी, कारखाना निरीक्षक , रोहतास अंचल डिहरी को वाष्पित्र 
निरीक्षक , पटना अंचल पटना एवं श्री संजय कुमार पाल , कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल -01 को वाष्पित्र निरीक्षक , 
मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 सेंथिल कुमार, अपर सचिव । 


खान एवं भूतत्व विभाग 


1 


13500 


अधिसूचना 

19 अप्रील 2018 
सं 0 बी 0एस 0एम0 डी 0 सी0-20 / 2009-1894 / एम0 - झार बिहार कोलियरी लिमिटेड के पूर्व के शेयर आवंटन को 
स्थानान्तरित करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित शेयर आवंटित किया जाता है: 
क्र 0 नाम / पदनाम 

पदस्थापन आवंटित शेयर 

अभ्युक्ति 
श्री असंगबा चुबा आओ, खान एवं भूतत्व 

पूर्व में श्री फूल सिंह, तत्कालीन प्रधान 
भा 0 प्र 0 से 0 , विभाग, बिहार, पटना 

सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार 
विशेष सचिव - सह -निदेशक 

द्वारा धारित । 
2 श्री आनन्द प्रकाश सिन्हा खान एवं भूतत्व 

8000 पूर्व में श्री इन्द्रदेव पासवान, अपर 
उप निदेशक, पटना अंचल, विभाग , बिहार, पटना 

निदेशक, खान द्वारा धारित । 
पटना । 
3 श्री विश्वजीत दॉ , खान एवं भूतत्व 

पूर्व में श्री विजय कुमार सिंह, संयुक्त, 
प्रभारी उप निदेशक (मु ० ) विभाग , बिहार, पटना 

सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार 

द्वारा धारित 
4 

खान एवं भूतत्व 8000 पूर्व में श्री राम 

सूचित शर्मा, 
उप 
सहायक निदेशक (मु ० ) विभाग, बिहार, पटना 

सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार 

द्वारा धारित । 
2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

सुशील कुमार, अवर सचिव । 


8000 


श्री संजय कुमार, 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा ) 


आदेश 

13 अप्रील 2018 
सं 0 एल / एच० जी०-1510 / 2006-3024 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी में जिला समादेष्टा के रूप में पदस्थापित 
निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवा बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 648(a ) के आलोक में जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक 
स्तर) कोटि में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है: 
क्रम सं ० नाम / पदनाम 

सम्पुष्टि की तिथि 
डॉ ० अशोक कुमार प्रसाद, जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, समस्तीपुर 
श्री संजय कुमार, जिला समादेष्टा, 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी 


1 


17.02.2017 


2 


24.05.2017 


बिहार गजट , 25 अप्रील 2018 


3 


क्रम सं ० 


सम्पुष्टि की तिथि 


3 


27.12.2016 


नाम / पदनाम 
श्री गौतम कुमार, जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा 
श्रीमती ममता कुमारी, जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुंगेर 
मो ० फैज आलम , जिला समादेष्टा , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, कटिहार 


4. 


16.11.2017 


5 . 


16.11.2017 


आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

16 अप्रील 2018 
सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1928 / यो 0वि0-1.स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , दानापुर में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री अवधेश प्रसाद को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त फुलवारीशरीफ 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1929 / यो 0वि0-2. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, दानापुर में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री दीप नारायण सिंह को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त विक्रम 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1930 / यो 0वि0-3. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, 
बिहारशरीफ, नालंदा में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री कुमार सुनील को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के 
अतिरिक्त बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1931 / यो ० वि ० -4. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, 
बिहारशरीफ , नालंदा में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री माधव कुमार पंडित को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के 
अतिरिक्त नालंदा विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1932 / यो ०वि०—5. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , आरा 
( भोजपुर) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री रामजी प्रसाद यादव को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
आरा विधानसभा क्षेत्र एवं प्राक्कलन पदाधिकारी का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1933 / यो 0वि0–6. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, कैमूर 
( भभुआ ) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री अभिजीत कुमार को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1934 / यो o वि o — 7. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, कैमूर 
( भभुआ ) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री चन्द्रदेव प्रसाद सिंह को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
मोहनियां विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1935 / यो ० वि ० -8 . स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, गया में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री शंभु पासवान को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त गया विधानसभा 
क्षेत्र एवं प्राक्कलन पदाधिकारी का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1936 / यो 0वि0-9. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, गया में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री ललन बैठा को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त अतरी एवं वजीरगंज 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1937 / यो 0वि0-10. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, 
औरंगाबाद में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री मनोज कुमार पाठक को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के 
अतिरिक्त गोह विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1938 / यो ० वि ० 11. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, नवादा में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री सुरेश राय को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त नवादा विधानसभा 
क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1939 / यो 0वि0-12. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, नवादा में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री अखिलेश कुमार सिंह को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त हिसुआ 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 


4 


बिहार गजट, 25 अप्रील 2018 


सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1940 / यो 0वि0-13. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, भागलपुर 
में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र कुमार को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त सुल्तानगंज 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1941 / यो 0वि0-14. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, भागलपुर 
में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री मनीष कुमार भारती को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त कहलगांव 
एवं पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1942 / यो 0वि0-15 . स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, बेगूसराय 
में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त मटिहानी 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1943 / यो 0 वि0-16. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, 
मुजफ्फरपुर में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री नीरज कुमार को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
औराई विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1944 / यो 0वि0-17 . स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, 
मुजफ्फरपुर में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री मनोज कुमार को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
गायघाट विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1945 / यो 0 वि0-18. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02, 
मुजफ्फरपुर में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री बलराम प्रसाद को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
पारू विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं० यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1946 / यो ०वि ० -19. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02 , 
मुजफ्फरपुर में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के 
अतिरिक्त साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1947 / यो 0वि0-20. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02 , 
पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण ) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री राम किशोर चौधरी को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के 
कार्यों के अतिरिक्त ढाका एवं चिरैया विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1948 / यो 0वि0-21. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, 
हाजीपुर( वैशाली) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्रीमती पूनम भारती को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के 
अतिरिक्त हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र तथा प्राक्कलन पदाधिकारी का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1949 / यो 0वि0-22. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, झंझारपुर 
(मधुबनी) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री कपिलमुनि उपाध्याय को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
लौकहा विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1950 / यो 0वि0-23. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, झंझारपुर 
(मधुबनी) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री शैलेश कुमार सिंह को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
फुलपरास विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1951 / यो 0वि0-24 . स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, सहरसा 
में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री उमाशंकर प्रसाद को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त सहरसा 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1952 / यो 0 वि0-25. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, सुपौल में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री दिनेश कुमार सिंह को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त सुपौल 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1953 / यो 0वि0—26. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, अररिया 
में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री प्रदीप कुमार दास को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त जोकीहाट 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1954 / यो 0वि0-27. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, बक्सर में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री मनीष कान्त को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त राजपुर विधानसभा 
क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1955 / यो ० वि ० -28. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, 
छपरा ( सारण ) में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री सुरेश प्रसाद को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त 
एकमा विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1956 / यो ० वि ० -29. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, जमुई में 
पदस्थापित सहायक अभियंता श्री अजय कुमार को पूर्व से आवंटित विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त सिकन्दरा 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य अगले आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 


बिहार गजट , 25 अप्रील 2018 


5 


सं 0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1957 / यो 0वि0-30. श्री नन्दलाल सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, जमुई को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, 
सासाराम में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से चेनारी 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य एवं उसके अतिरिक्त करगहर विधानसभा क्षेत्र का कार्य भी अगले आदेश तक के लिए आवंटित 
किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1958 / यो 0वि0-31 . श्री संतराज राकेश, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, बक्सर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , 
सासाराम में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से 
सासाराम विधानसभा क्षेत्र का कार्य एवं उसके अतिरिक्त डेहरी विधानसभा क्षेत्र और प्राक्कलन पदाधिकारी का कार्य भी अगले 
आदेश तक के लिए आवंटित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 0 04 / 3-28 / 2017-1959 / यो 0वि0-32. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , छपरा( सारण) को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, सोनपुर 
में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मूल रूप से सोनपुर 
विधानसभा क्षेत्र का कार्य एवं उसके अतिरिक्त परसा विधानसभा क्षेत्र और प्राक्कलन पदाधिकारी का कार्य भी अगले आदेश 
तक के लिए आवंटित किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू 

होगा । 
प्राक्कलन पदाधिकारी का तात्पर्य उसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल से है , जिसमें संबंधित 
सहायक अभियंता पदस्थापित हैं । 

3. विधानसभा क्षेत्र / प्राक्कलन पदाधिकारी के कार्य आवंटन से संबंधित पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित समझे 
जाएंगे । 

4. सभी संबंधित सहायक अभियंता शीघ्र अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्र तथा प्राक्कलन पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण 
कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना अविलंब विभाग को देंगे । 

बिहा - राज्यपाल के आदेश से , 

पूनम , विशेष सचिव । 


लघु जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 


28 मार्च 2018 


सं 0 प्र0-1/ ल 0 ज 0 सं 0 / स्था 0 ( राज0 ) -81/09 पार्ट - 1-1319 — लघु जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना 
के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नांकित अभियंता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -5 में अंकित स्थान पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
अभियंता का 

वर्तमान वर्तमान अतिरिक्त 


क्र ० 


नव पदस्थान 


नव 


सं ० 


नाम / पदनामा 


पदस्थापन 


प्रभार 


अतिरिक्त 


आई0 डी 0 कोट / 


प्रभार 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


श्री आलोक 


पदस्थापन की 


कार्यपालक अभियंता , 


प्रसाद / कार्यपालक 


प्रतीक्षा में 


अधीक्षण अभियंता( मु 0), 
रूपांकण + अन्वेषण + गुण 


अभियंता/ 


विभाग में । 


असैनिक-4414 / 


नियंत्रण, लघु जल 


रोहतास 


संसाधन विभाग , पटना 


का कार्यालय 


6 


बिहार गजट , 25 अप्रील 2018 


2. उपर्युक्त के अलावा विभाग के पदस्थापित निम्नांकित अभियंता अपने वर्तमान अतिरिक्त प्रभार 
(स्तम्भ -04) सहित अगले आदेश तक स्तम्भ-06 के अनुसार अतिरिक्त प्रभार में रहेंगेः 


वर्तमान 


वर्तमान अतिरिक्त 


नव पदस्थापन 


नव अतिरिक्त 


क्र ० 
सं 0 


अभियंता का 
नाम / पदनाम । 
आई 0 डी 0 कोट / 


पदस्थापन 


प्रभार 


प्रभार 


गृह जिला 


गुप्ता / कार्यपालक 


लघु सिंचाई 


श्री शिव कुमार 


लघु सिंचाई 


लघु सिंचाई 


1 2 3 4 5 

6 
1 . श्री रणजीत कान्त कार्यपालक कार्यपालक 

कार्यपालक 
अभियंता , लघु अभियंता, लघु 

अभियंता , 
अभियंता / 

सिंचाई प्रमंडल , सिंचाई प्रमंडल , 
असैनिक -3341 / सीतामढ़ी । मुजफ्फरपुर । 

प्रमंडल, 
पूर्वी चम्पारण 

मोतिहारी । 
2 . कार्यपालक 

कार्यपालक 
प्रसाद / कार्यपालक अभियंता, लघु 

अभियंता , 
अभियंता/ 

सिंचाई प्रमंडल, 
असैनिक -7770 / शिवहर । 

प्रमंडल, 
नालंदा 

बेतिया । 
3 . श्री विष्णु देव कार्यपालक 

कार्यपालक 
रजक / कार्यपालक अभियंता , लघु 

अभियंता, 
अभियंता / 

सिंचाई प्रमंडल, 
असैनिक-4664 / 

प्रमंडल , 
सहरसा । 
जमुई 

मधेपुरा । 
4 श्री अरूण कार्यपालक 

कार्यपालक 
कुमार / कार्यपालक अभियंता, लघु 

अभियंता, 
अभियंता / 

सिंचाई प्रमंडल , 
असैनिक -4015 / दरभंगा । 

प्रमंडल , 
नालंदा 

समस्तीपुर । 
5 . श्री नवल कार्यपालक 

कार्यपालक 
किशोर / कार्यपालक 

अभियंता , लघु 

अभियंता , 
अभियंता / 

सिंचाई प्रमंडल, 
असैनिक-4522 / खगड़िया । 

प्रमंडल , 
नालंदा 

बेगूसराय । 
3. उक्त पदाधिकारी नव पदस्थापित स्थान एवं अतिरिक्त प्रभार का प्रभार ग्रहण कर एक सप्ताह के 
अंदर प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे । 

4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन विभाग को 
समर्पित करेंगे । 
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कुमार अरूण प्रकाश, विशेष सचिव । 


लघु सिंचाई 


लघु सिंचाई 


का 


लाभ 


12 अप्रील 2018 
सं 0 प्र0-01/ ल0 ज 0 सं 0 / स्था 0 ( राज0 ) -16 / 16/ 1535 — राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 
प्रदान करने 

संबंधी वित्त विभाग के अधिसूचना सं0-3 / एम0-2-5- वे 0 पु0-28 / 99-4685 ( वि 0 ) -2 
दिनांक -25.06.03 द्वारा बिहार कर्मचारी सेवाशर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003 
दिनांक -09.08.99 के प्रभाव से प्रवृत किया गया । जिसके प्रभाव के अनुसार 12/24 वर्ष की लगातार 
संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर दो वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पदसोपान में अनुमान्य है । वित्त विभाग के 
अधिसूचना सं0-6068 दिनांक -16.06.2013 द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्न्यन योजना दिनांक-13.07.2010 तक 
प्रभावी किया गया है । षष्टम केन्द्रीय वेतन के प्रावधान को अपनाते हुए वित्त विभाग के संकल्प 


बिहार गजट , 25 अप्रील 2018 


7 


संख्या -3 ए0-2- वे 0 पु0-18/ 2009-7566 दिनांक -14.07.2010 द्वारा निर्गत राज्य कर्मचारियों के लिए रूपांतरित 
सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 दिनांक -01.01.2009 से प्रभावी किया गया है । इस योजना के 
प्रावधान के अनुसार 10/20/30 वर्षों की सेवा के उपरांत तीनों वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड / ग्रेड वेतन के 
सोपान में अनुमान्य है । 

2. दिनांक 01.01.2016 से लागू सप्तम् वेतन पुनरीक्षण के उपरांत वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त 
विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3 ए0-2 - वे0 पु0-09 / 2016-3590 दिनांक -24.05.2017 की कंडिका-11 

और वित्त विभाग के पत्र ज्ञापांक-3 ए0-2 - वे 0 पु0-08/ 2017-8928 / वि 0 दिनांक-15.11.2017 के आलोक में 
अगला उच्चत्तर वेतन स्तर ( Level) अनुमान्य किया गया है । 

3. उक्त प्रावधानों के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत 
सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर सीधे नियुक्त निम्नलिखित पदाधिकारीयों को सम्यक विचारोपरांत 
कालावधि के अनुसार नाम के सामने स्तम्भ -06 में अंकित वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / वेतन स्तर ( Level) में 
स्तम्भ -07 में अंकित तिथि से द्वितीय सुनिश्चित रूपांतरित वृत्ति उन्नयन / तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति 
उन्नयन में वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / वेतन स्तर स्वीकृत किया जाता है : - 


क्र ० 


लघु जल 


पदाधिकारी का 
नाम / पदनाम । 
आई 0 डी 0 / गृह 

जिला 


संसाधन 
विभाग का 

संयुक्त 
वरीयता 
क्रमांक 


जन्म 
तिथि / से ० नि ० 

की तिथि / 
योगदान की 

तिथि 


पूर्व में स्वीकृत 
वित्तीय उन्नयन 
(ACP/MACP) 
/ वेतनमान / वेतन 
बैंड / ग्रेड वेतन / देय 

तिथि 


स्वीकृत वित्तीय 

उन्नयन 
( ACP/ MACP) 
/ वेतनमान / वेतन 

बैंड / ग्रेड 
वेतन / वेतन स्तर 
( Level) 

6 


स्वीकृत 
वित्तीय 

उन्नयन 
( ACP/ MA 
CP) की देय 

तिथि 


1 


3 


4 


5 


7 


1 . 


2 
श्री जागेश्वर 
प्रसाद / कार्यपालक 
अभियंता / असैनिक / 
4403 / औरंगाबाद 


43/16 


17.01.63 
31.01.23 
07.06.95 


MACP - II 

PB - 3 
GP- 7600 


दिनांक 
07.06.15 

से देय 


2 . 


44/16 


22.01.70 


31.01.30 


श्री राजेश 
कुमार / कार्यपालक 
अभियंता/ असैनिक / 
4407 / रोहतास 


MACP - II 

PB- 3 
GP - 7600 


दिनांक 
06.06.15 

से देय 


06.06.95 


3 . 


49/16 


05.08.64 


दिनांक 


श्री रामगोपाल 
राउत / कार्यपालक 
अभियंता / असैनिक / 


31.08.24 


ACP- I 

वेतनमान 
10,000-15,200 
दिनांक -07.06.07 

से प्राप्त 
ACP- I 
वेतनमान 
10,000-15,200 
दिनांक -06.06.07 

से प्राप्त 
ACP- I 

वेतनमान 
10,000-15,200 
दिनांक -25.08.07 

से प्राप्त 
MACP - II 

PB - 3 

GP- 7600 
दिनांक -01.01.09 

से प्राप्त 
MACP - II 

PB - 3 

GP - 7600 
दिनांक -01.01.09 

से प्राप्त 


MACP - II 

PB - 3 
GP - 7600 


25.08.15 

से देय 


25.08.95 


4482 / सहरसा 


4 . 


11/16 


31.07.58 


MACP- III 

L - 13 


31.07.18 


श्री चेतनारायण 
प्रसाद / कार्यपालक 
अभियंता / असैनिक / 
3265 / मधुबनी 


दिनांक 
03.07.17 

से देय 


03.07.87 


5 . 


10/16 


09.08.63 
31.08.23 


MACP - III 

L - 13 


श्री रवीन्द्र कुमार 
सिंह / कार्यपालक 
अभियंता / असैनिक / 
3236 / भोजपुर 

( आरा) 


दिनांक 
29.06.17 

से देय 


29.06.87 


8 


बिहार गजट , 25 अप्रील 2018 


+ 


4. दिनांक 13.07.2010 तक सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति 
की स्थिति में प्रथम वित्तीय उन्नयन कार्यपालक अभियंता के अपुनरीक्षित वेतनमान रूपया - 10,000-15,200 एवं 
पुनरीक्षित वेतनमान पी 0 बी0-3 ( 15,600-39,100) + ग्रेड 

पे-6600 तथा द्वितीय 

वित्तीय उन्नयन अधीक्षण 
अभियंता के अपुनरीक्षित वेतनमान 

रूपया - 14300-18300 एवं पुनरीक्षित वेतनमान पी 0 बी0-4 
( रू0-37400-67000 ) + ग्रेड पे-8700 में देय होगा । दिनांक -01.01.2009 से दिनांक-31.12.2015 तक अवधि 
में रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति की स्थिति में उच्चत्तर 
वेतनमान / वेतन बैंड + ग्रेड वेतन में तथा दिनांक -01.01.2016 से उच्चत्तर वेतन स्तर (Level) में यथा 
आवश्यक निर्धारित किया जायेगा । 

5. उक्त योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत होने पर सरकारी सेवक का वेतन निर्धारण वित्त 
विभाग के संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 , वित्त विभाग के अधिसूचना सं0-7549 दिनांक 
13.07.10 अथवा वित्त विभाग विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3 ए0-2- वे 0 पु0-09/ 2016-3590 दिनांक 
24.05.2017 एवं पत्र ज्ञापांक -3 ए0-2- वे 0 पु0-03/ 2017-8928 दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधानों के 
अनुसार यथा उपयुक्त निर्धारित किया जायेगा । 

6. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा , जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । 

7. उपर्युक्त कंडिका-3 में उल्लिखित पदाधिकारियों को आर्थिक लाभ / वेतनपूर्जा निर्गत के पूर्व संबंधित 
कार्यालय प्रधान / प्रभारी पदाधिकारी , वित्त ( वै0 दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार , पटना / महालेखाकार , बिहार अपने स्तर 
से संबंधित अभियंताओं के प्रथम योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी यथा आवश्यक जाँच कर 
तदनुसार अग्रत्तर कार्रवाई करेंगे । 

8. उपर्युक्त वर्णित किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटी पाये जाने 
पर उन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को संशोधित / रद्द कर दिया जायेगा 
तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की उनसे वसूली कर ली जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
कुमार अरूण प्रकाश, अपर सचिव । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
23 अप्रील 2018 


सं0 02 / शमन -07( A) / 2015 परि०-2822 — वरीय पुलिस अधीक्षक , पटना के पत्रांक -3283 दिनांक -17.04.2018 के 
आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत 
निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत होने की तिथि से अगले 6 ( छ:) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 177 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183, 184, 185, 186, 187 , 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के 
लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी । 
क्र ० सं ० पदाधिकारियों का नाम 

कार्य क्षेत्र 


1 


2 


3 


1 . 


सभी परिचारी यातायात, पटना 


पटना नगर क्षेत्र 


2 . 


परिचारी प्रवर यातायात, पटना 


पटना नगर क्षेत्र 


3 . 


पटना नगर क्षेत्र 


4 . 


पुलिस निरीक्षक , यातायात, पटना 
सभी पुलिस अवर निरीक्षक , यातायात, पटना 
2. यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगा । 


पटना नगर क्षेत्र 


बिहार गजट , 25 अप्रील 2018 


9 


3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी 
द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीयों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी । मामले के 
समीक्षोपरांत ही अगले छ: माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से . 


( ह0 ) अस्पष्ट , सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


अधिसूचना 

6 मार्च 2018 
सं0 4 / वि0-1-10136 / 2005, गृ0 आ o - 1890- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -28 (ए) के अन्तर्गत 
राज्य सरकार, 9 - अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 205 – भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 216 - जहानाबाद विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र का उप –निर्वाचन, 2018 के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा संबंधित क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय पुलिस 
सेवा / बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों / आरक्षियों एवं निर्वाचन कार्य हेतु अधियाचित अन्य सभी पुलिस 
पदाधिकारियों / आरक्षियों को नामित करती है । 

2. नामित पुलिस पदाधिकारी / आरक्षी 9 – अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 205 – भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 
216- जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप –निर्वाचन, 2018 के निर्वाचन अधिसूचित होने की तिथि से प्रारंभ होकर 
उक्त निर्वाचन के परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे 
सभी पदाधिकारी / आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन 

कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 5-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


